रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO D . L - 33004/ 99 


MAU 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18 , 2000 / भाद्र 27 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18 , 2000 /BHADRA 27 , 1922 


सं. 608 ] 
No. 6081 


- 


- - 


श्रम मंत्रालय 


MINISTRY OF LABOUR 


NOTIFICATION 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000 
का . आ . 840 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन 
और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार 
ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् , दामोदर वैली कारपोरेशन , 
डाकखाना दुर्लवपुर, जिला बाकुरा, पश्चिम बंगाल की माजिया थर्मल 
पावर स्टेशन के स्थापन में " भट्टियों को कोयला के प्रदाय के लिए । 
प्रयुक्त संवाहक पट्टे के अनुरक्षण और सफाई " के कार्यों या संकर्म 
में ठेका श्रम के नियोजन का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से प्रतिषेध करती है । 


New Delhi, the 18th September, 2000 

S . O . 840 ( E ).-- In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ), the 
Central Government, after consultation with the Central 
Advisory Contract Labour Board , hereby prohibits the 
employment of contract labour in the jobs or works of 
"maintenance and clearing of conveyor belt used for sup 
ply of coal to the furnaces" , in the establishment ofMajia 
Thermal Power Station of Damodar Valley Corporation , 
P. O . Durlavpur, District Bakura , West Bengal with effect 
from the date of publication of this notification in the 
OfficialGazette . 

[ F. No. S. 16014/ 173/ 99 -LW] 
S . K . DAS, Director General (Labour Welfare )/Jt. Secy. 


[ फा. सं. एस. 16014/ 173/ 99 - एल डब्ल्यू ] 
एस . के . दास, महानिदेशक ( श्रम कल्याण)/ संयुक्त सचिव 


११) ( 1112000 


Printed by the Manager. Gort od India l iens,Ring Road Mulapuu: Nen Delhi- 11007 

a l ublished by thefamioller o Publipoona halhy ! )001 


